निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 आश्विन 1936 ( AO ) 
( संo पटना 839 ) पटना , वृहस्पतिवार , 9 अक्तूबर 2014 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धि - पत्र 

9 अक्तूबर 2014 
सं06 / एन0 - 13 - 94 / 10 - 503(6) — बिहार ई - गजट असाधारण अंक में पूर्व प्रकाशित ई - गजट की 
संख्या - 741, दिनांक 11.09. 2014 में पूर्व प्रकाशित 2 निबंधित ए०एन०एम० के स्थान पर 3 निबंधित ए०एन०एम० पढ़ी 
जाय एवं 3 निबंधित परिचारिकाएँ श्रेणी ए के स्थान पर 2 निबंधित परिचारिकाएँ श्रेणी ए पढ़ी जाय । शेष अंश 
पूर्ववत प्रभावी रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शंकर प्रसाद, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 839-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


